Regd. No . CHD/ 0093/ 2015 - 2017 


रय 


ch 


VA. 


COVT 
. 
O 


OF H 


ARYAN 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक प्रथम दिसम्बर, 2015 

( 10 अग्रहायण, 1937 शक ) 


क्रमांक 


पृष्ठ 


भाग - I 


81 - 82 


विधायी परिशिष्ट 
विषय वस्तु 
अधिनियम 
हरियाणा पुलिस ( संषोधन ) अधिनियम, 2015 
( 2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 17 ) 
( केवल हिन्दी में ) 
अध्यादेश 
कुछ नहीं 
प्रत्यायोजित विधान 
कुछ नहीं 
शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 
कुछ नहीं 


भाग - II 


भाग - III 


भाग -IV 


Price : Rs. 5 . 00 


(lxxv ) 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), DEC . 1, 2015 

( AGHN. 10 , 1937 SAKA ) 


gfj ; kkl jdli 
विधि तथा विधायी विभाग 

vf/k puk 

दिनांक प्रथम दिसम्बर , 2015 
Takys - 24 @ 2015 - दि हरियाणा पॅलीस ( अमेन्डमेन्ट ) ऐक्ट, 2015 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के 
राज्यपाल की दिनांक 23 नवम्बर , 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा 
अधिनियम , 1969 (1969 का 17 ), की धारा 4 - क के खण्ड (क ) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ 
समझा जाएगा : 

2015 dkgfj ; kkvf/kfu ; e la ; k17 
gfj ; kki fyl Yaku / f/ku; e ] 2015 
gfj ; kkki Gyl vf/kfur, e] 2007 ] 

dlsvksl allek dj us 

dsfy , vf/kfu ; e 
भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 


1- यह अधिनियम हरियाणा पुलिस ( संषोधन ) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है । 

संक्षिप्त नाम । 
2- हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे, इसमें , इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है ) में , 2008 के हरियाणा 
धारा 4 की उपधारा ( 2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 

अधिनियम 

25 की धारा 4 
"( 2) पारदर्षी प्रक्रिया अपनाते हुए , सुसंगत लागू सेवा नियमों के अनुसार पुलिस सेवा में सीधी भर्ती, का संषोधन । 
विभिन्न अराजपत्रित पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी तथा राजपत्रित 
पदों के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी । " । 

3 मूल अधिनियम में , विद्यमान धारा 4क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएग 2008 के हरियाणा 
अर्थात् : 

अधिनियम 
* 4d - ik , Lrih khadkfok & (1 ) हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना । 

25 की धारा 4क 

का प्रतिस्थापन । 
संख्या का0आ052 / ह0अ025 / 2008 / धारा 4क / 2013, दिनांक 15 मई , 2013 द्वारा गठित राज्य 
स्तरीय भर्ती बोर्ड , इसके द्वारा, विघटित किया जाता है । 
( 2) ऐसे विघटन के होते हुए भी , 
( क ) राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई अमान्य नहीं 

होगी ; 
( ख) गृह विभाग के पास लम्बित, राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड द्वारा की गई सभी सिफारि 

सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगी ; 
( ग ) विघटन से पूर्व, राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड के समक्ष लम्बित कार्यवाहियां हरियाणा कर्मचारी 

चयन आयोग को अन्तरित हो जाएंगी ; तथा 
( घ) राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड की सभी षास्तियां गृह विभाग में निहित होंगी ।" । 
मूल अधिनियम की धारा 4ख से 4छ का लोप कर दिया जाएगा । 

2008 के हरियाणा 
अधिनियम 25 की 
धारा 4ख से 4छ 
का लोप । 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), DEC . 1, 2015 

( AGHN . 10 , 1937 SAKA ) 


निरसन तथा व्यावृत्ति । 5 . (1 ) हरियाणा पुलिस ( संषोधन ) अध्यादेश , 2015 ( 2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, 

निरसित किया जाता है । 

( 2) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई 
कार्रवाई , इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी । 


कुलदीप जैन , 
सचिव, हरियाणा सरकार , 
विधि तथा विधायी विभाग । 


53877 _ L. R. — H. G. P., Chd . 


